निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 289 ) 


27 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 16 फरवरी 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

2 फरवरी 2015 
सं0 18 / ई. गो .- 4 - 7 / 2011- सा .प्र. -1829 — श्री अशोक कुमार सिन्हा, से. नि., भा .प्र. से.(76), द्वारा 
महानिदेशक - सह - कार्यपालक निदेशक - सह - राज्य सरकार के सलाहकार( सुशासन) के पद से दिनांक 28.01.2015 के 
प्रभाव से दिया गया त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 289 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


